p] | 
| 


[इन्द्र्तान 


D दारूल हरब या 
दारूल इस्लाम ? 


> 


अब्दे मुस्तफ़ा 
मुहम्मद साबिर क़ादिरी 


= 


= WA ` ABDE AMO _| 


हिन्दुस्तान 
दारूल हरब या दारूल इस्लाम 


अब्दे मुस्तफ़ा 
मुहम्मद साबिर क़ादिरी 


नाशिर 
साबिया वर्चुअल पब्लिकेशन 


फ़ेहरिस्त 
किसी भी उन्वान पर क्लिक करें और मुतल्लिक़ा सफ़्हे पर जाएं। 


इमामे Sect सुन्नत, आला हज़रत 
paar आलमगीरी ह 2 ५ 

दुरर गुरर मुल्ला खुसरो में है 
जमीउल फुसूलैन से नक़ल किया गया : 
ore निकाया में है : 
और इसी मे है : 


मलिकुल उलमा, अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी 


फतावा अजमलिया 

फतावा शर्‌ईया 

फतावा मसऊदी 

फतावा निज़ामिया 

फ़तावा हाफ़िजे मिल्लत 

फ़तावा इदारा शरिया 

नेपाल दारुल हरब या दारुल इस्लाम 
अज़हरुल फतावा में एक अंग्रेजी फतवा 
हासिले कलाम 


नोट: 
हिंदी में हमारी दूसरी किताबें 


मुल्के हिन्दुस्तान दारुल हरब है या दारुल इस्लाम? इस के बयान में हम ने कई 
उलमा -ए- अहले सुन्नत की तहकीक को इस रिसाले में जमा किया है। सब से पहले हम 
इमामे अहले सुन्नत, आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह के एक रिसाले को 
इख्तिसार के साथ नक़ल करेंगे जो आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने खास इसी मौज़ू पर 
लिखा था कि "हिन्दुस्तान दारुल इस्लाम है" और अरबी में इसे नाम दिया "इलामुल 
आलाम बी अन्ना हिन्दुस्तान दारुल इस्लाम" ये रिसाला फ़तावा रज़विय्या की चौदवी 
जिल्द में मौजूद है। 


SAM अहले सुन्नत, आला हज़रत 
इमामे अहले सुन्नत, आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह से सवाल किया गया कि 
हिन्दुस्तान दारुल हरब है या दारुल इस्लाम? 
जवाब में आप तहरीर फ़रमाते हैं कि : 


हमारे इमामे आज़म Se तआला rE बल्कि उलमा -ए- सलासा रो हुना मुल्ला 
तआला अलैहिम के मज़हब पर दारुल इस्लाम है कि दारुल हरब हो जाने 
जो तीन बातें हमारे इमामे आज़म इमामुल अइम्मा Vr तआला BE के नज़्दीक 
RPR हैं उन में से एक ये है कि वहाँ अहकामे शिर्क ऐ जारी हों और शरीअते 
इस्लाम के अहकाम व शिआर मुतलकन जारी ना होने पाएँ और साहिबैन के नजदीक इसी 
क़दर काफ़ी है मगर ये बात बिहमदिल्लाह यहाँ el में) क़त्‌अन मौजूद नहीं। अहले 
इस्लाम GAS व ईदैन व अज़ानो इक्रामत व नमाज़े बा जमाअत वगैरहा शिआरे शरीअत 
बगैर मुज़ाहिमत अलल ऐलन अदा करते हैं। फ़राइज, निकाह, Rast, तलाक, इद्वत, 
रुजत, महर, खुला, नफ़क़ात, हज़ानत, नसब, हिबा, वक़्फ़, वसीय्यत, शिफ़ा वगैरहा 
बहुत मुआमलाते मुस्लिमीन हमारी शरीअत की बिना पर फैसल होते हैं कि इन oR र में 
हज़राते उलमा से फ़तवा लेना और उसी पर अमल व le हुक्कामे अंग्रेजी को भी 
ज़रूर होता है अगर्चे हिनूद व मजूसी व नसारा हो और La ये भी इस शरीअत की 
शौकत है कि मुखालिफीन को भी अपनी तस्लीम इत्तिबा पर मजबूर फ़रमाती है। 
बिहम्दिल्लाह रब्बिल आलमीन 


फ़तावा आलमगीरी में है : 
lod loa oe ssels bods ol अतीक तो all 
(FFT AY jolt, ml GaS ily jLASII sil Gd yuo ol ll GES Aji bls) 
जान लो कि बेशक दारुल हरब एक ही शर्त से दारुल इस्लाम बन जाता है 
वो ये है कि वहाँ इस्लाम का हुक्म गालिब हो जाए। 


इसी में नक़ल किया गया है कि : 


७७७ At beds oll alll geass gs us bE goods il ५ ७० lil 
Gos कि Spo lets led ah) le eee) व el JG ols [els] 
Inde sass bil isl ol 1668 60% eal gel el le Gl lve aid Ale 
Gd 0७ 2)S wes eels आल 19% sal Anal) Jal sess ol sills Esl 
walls lll ५589 3७3५ क EN a as RO aoe ils gue sel 


शी 0 ७६ sale sl ७ side bende 
(PY IY poli, ails CaS Gilg JAS! iol 33 Quo] OU pawl OLS AN gli) 


इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह के नज़दीक दारुल इस्लाम 
तीन शराइत से दारुल हरब होता है जिन में एक ये कि वहाँ कुफ़्फार के 
अहकाम ऐलानिया जारी किए जाएँ और वहाँ इस्लाम का कोई हुक्म नाफ़िज़ 
ना किया जाए, फ़िर फ़रमाया और मसअला की सूरत तीन तरह है, अहले 
हरब हमारे इलाक़े पर ग़लबा पा लें या हमारे किसी इलाक़े के शहरी मुर्तद हो 
कर वहाँ ग़लबा पा लें और GH के अहकाम जारी कर दें या वहाँ ज़िम्मी 
लोग अहद को तोड़ कर गलबा हासिल कर लें, तो इन तमाम सूरतों में वो 
इलाक़ा तीन शर्तों से दारुल हरब बन जाएगा वो ये कि अहकामे Hp 
ऐलानिया ग़ालिब कर दिए जाएँ। यही क्रियास है अलख 


दुरर गुरर मुल्ला खुसरो में है : 
Gis Ulgrlie Vig Azo! iol ७ (७७ poy #> ०1 slob pols ७७ Gyatblo 
dels ses phon किक शो ls dbl - ७४% ५ जी gale ls 
wl ol 


(07१0 /\ 20 dls a>] loo Vela] wb > US 545 499) 


us själ gol N59 gid | Ror (५४७ 031 Rw Oly 9D iol las) laa 
ddl oldest sf sols dle sass loots ssid 


दारुल हरब इस्लामी अहकाम जारी करने मसलन जुम्‌आ और ईदैन वहाँ 
अदा करने पर दारुल इस्लाम बन जाता है अगर वहाँ कोई अस्ली काफ़िर 
भी मौजूद हो और उसका दारुल इस्लाम से इत्तिसाल भी ना हो यूँ कि 
उसके और दारुल इस्लाम के दरमियान कोई दूसरा हरबी शहर फ़ासिल हो 
अलख, ये अल्लामा खुसरो के अल्फ़ाज़ हैं। (और तहतावी, शामी वगैरह में 
इस की इक्तिदा की गई है) 


जमीउल फुसूलैन से नक़ल किया गया : 
PED Uo Ems ois Lod Lad PAYI elf! slob pubs wybo dal! ०3७ ol J 
gs i cody Lod Ale cull pSall gl a ४५ le PSY waa Less pel 
olla ped ed ob Sus pila gee 35155 inten Soll Gay Fill 
(Fue 2S ails wis Gol sail 99 Lail 0०09-०६) eels ) 


इमाम साहब के हाँ दारुल हरब का इलाका इस्लामी अहकाम वहाँ जारी 

करने से दारुल इस्लाम बन जाता है तो जब तक वहाँ इस्लामी अहकाम 

बाकी रहेंगे वो इलाका दारुल इस्लाम रहेगा, ये सब इस लिए कि हुक्म जब 

किसी Sad पर मबनी हो तो जब तक इल्लत में से कुछ पाया जाए तो इस 

की बक़ा से हुक्म भी बाक़ी रहता है जैसा कि मअरूफ़ है। अबू बकर शैखुल 

al ने असल (मबसूत) के सैर के बाब की शरह में यूँ ही जिक्र फ़रमाया 
| 


PUNY Pl yo oi ill Gyro sued PSY ol Arles! Jgaall (६9 
wylo Lil SY rob eLYl ysis ८9 pw! Jal ale Jlj ule 
PY Sb a2 pedal i be Aale cus bd elS>Yl slob ewYbls 
(nll Squall) 
Srey lio ew m9 ell SA maY port! alse Td vw! vfs 
er YI 4०15 elle! oll 9 pw! elle] Lar LY ०५५०३। ls 
(yea JI alse zy vlel) 

el pax shook PSY wai ool pix! (>>) siil sll US 
erw Yl 

(radial gil Shel soilless Nicos sich le saa sr Mus 


फुसूले अम्मादिया से कुल ल है कि दारुल इस्लाम जब तक वहाँ अहकामे 
इस्लाम बाकी रहेंगे तो वो दारुल हरब ना बनेगा अगर्चे वहाँ अहले इस्लाम 
का TAT खतम हो जाए, इमाम नसीरुद्वीन की मंसूर से मंकूल है कि दारुल 
इस्लाम सिर्फ इस्लामी अहकाम करने से बनता है तो जब तक वहाँ इस्लाम 
के मुतल्लिकात बाकी हैं तो वहाँ इस्लाम के पहलू को तरजीह होगी। और 
बरहाने शरह मवाहिबुर रहमान से मंकूल है कोई इलाका उस वक़्त तक 
दारुल हरब ना बनेगा जब तक वहाँ कुछ इस्लामी अहकाम बाकी हैं, क्योंकि 
इस्लामी निशानात को और कलिमा -ए- इस्लाम के निशानात के अहकाम 
को हम तरजीह देंगे, दारुल इस्लाम का हुक्म उस में खिलाफ है। साहिब sk 


मुख्तार की अल मंतक़ा से Apel है कि दारुल हरब में बाज़ इस्लामी 
अहकाम के नाफ़िज़ से दारुल इस्लाम बन जाता है। 


शरहे निकाया में है : 
PR Re FR PR UF a al E 
Glades jos lector ol A gues sel anVal agi) 
बिला इख्तिलाफ दारुल हरब वहाँ बाज़ इस्लामी अहकाम के नाफ़िज़ से वो 


दारुल इस्लाम बन जाता है। 
और इसी में है : 


wl md Glee pal 15 अब ७! हो elas slg. soll eas lbs 
Opts slal sd LS lus 
(O0V dal gos ss acted Aches 3 ज्यों AY 32५1 gale} 
ae ल इस्लाम और इमाम अस्बीजाबी ने फ़रमाया : किसी भी इलाके में 
एक इस्लामी हुक्म भी बाकी हो तो उस इलाके को दारुल इस्लाम कहा 
जाएगा, जैसा कि अम्मादिया वगैरह में है। 
फिर अपने बिलाद और वहाँ के फ़ितन वा फ़साद की निस्बत फ़रमाते हैं : 
lll ond xls weal 256 Gly alalla eV jlo Wl orm Jan, blurs 
oval! gill ७० Stary xis yrallall esa 7४७ ७७०००) bey opi 2 5¢! 
Opts nsoimods! 9S 
ON olal gio sof «० 1 agi ssl lS 16501 eo) 
एहतियात यही है कि ये इलाका दारुल इस्लाम वल मुस्लिमीन करार दिया 
जाए, अगर्चे वहाँ ज़ाहिरी तौर पर शैतानों का कब्जा है, ऐ हमारे रब! ER 
जालिमो के लिए.फितना ना बना और अपनी रहमत से हमे काफिरों से 
नजात अता फरमा, जैसा के मुस्तस्फी वगैरह में है। 


मज़कूरा हवाला जात के अलावा SAA अहले सुन्नत, आला हज़रत ने फिक़्हे हनफी 
की रौशनी में तफ़सील से कलाम फरमाया है और ये साबित किया है कि हिन्दुस्तान 
दारुल हरब नहीं बल्कि दारुल इस्लाम है। हम ने यहाँ मुकम्मल रिसाला नक़ल ना कर के 
बस शुरू का एक हिसा नक़ल करने पर इक्तिफ़ा किया है, Avila तफ़सील के लिए रिसाला 


"इलामुल आलाम बि अन्ना हिन्दुस्तान दारुल इस्लाम" का मुताला फ़रमाएँ। 
अब हम मज़ीद उलमा -ए- अहले सुन्नत की इस हवाला से तहकीकात पेश करेंगे। 


फ़तावा मुफ़्ती -ए- आज़मे हिंद में 


फ़तावा मुफ़्ती -ए- आज़मे हिंद में एक सवाल इस तरह है, बाज़ लोग कहते हैं कि 
हिन्दुस्तान दारुल हरब है दारूल इस्लाम नहीं लिहाज़ा यहाँ YAS अदा नहीं होता है 
जुहर पढ़ना चाहिए ,क्या ऐसा ही हुक्म शरीअत शरीफ में है? 


जवाब में लिखते हैं कि bale दारुल इस्लाम है, दारुल हरब नहीं, यहाँ जुम्‌आ 
शरीफ शहर व क़ज़ाबात में Hot है, गाँव में जुमुआ वा ईदैन की नमाज़ नहीं हो सकती है 
कि जुम्‌आ वा ईदैन के लिए मिस्र ज़रूरी है। 


सदरुश्शरिया, अल्लामा मुफ़्ती अमजद अली आज़मी 

सदरुश्शरिया, अल्लामा Rel अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि तआला अलैह 
लिखते हैं कि सहीह यही है कि bs स्तान दारुल इस्लाम है और यही अल्लामा शामी की 
तहकीक से साबित होता है, दार E दो क़िस्में हैं : दारुल इस्लाम, दारुल हरब, अगर 
मुसलमान दारुल हरब में अमान ले कर जाए तो वही दारुल हरब इस मुस्लिम के लिये 
दारुल अमान है। यूं ही अगर हरबी काफिर अमान ले कर दारुल इस्लाम में आया तो 
उसके लिए यही दारुल अमान है। लिहाज़ा दारुल अमान जिस को कहा जाता हैवो या 
दारुल इस्लाम है या दारुल हरब इन दो के अलावा कोई तीसरी किस्म नहीं है। 


(फतावा अमजदिया, जिल्द 4, सफ़हा 200) 
मलिकुल उलमा, अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी 
ख़लीफ़ा -ए- आला हज़रत, मलिकुल उलमा, अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाहि 
तआला अलैह लिखते हैं : 


दारुल इस्लाम उस जगह को कहते हैं जो मुसलमानो के कब्जे में हो और वहाँ बे 
दगदगा इस्लामी अहकाम जारी हो जाएं। दारुल हरब ऐसी जगह को कहते हैं कि वहाँ 
अहकामे शिर्क ऐलानिया जारी हों और शरीअत के अहकाम बिल्कुल ममनू'अ हो जाएँ। 
मगर यहाँ (हिन्दुस्तान में) बिफ़दलिल्लाहि तआला हरगिज़ हरगिज़ अहकामे शरीअत की 
अदाइगी ममनू'अ नहीं और SHAT वा नमाज़े बा जमाअत वगैरहा शिआरे शरीअत, बगैर 
मुजाहिमत अलल ऐलान अदा करते हैं, फ़राइज, निकाह, रज़ाअ, तलाक़ वगैरह 
मुआमलात मुस्लिमीन हमारी शरीअते son की बिना पर फैसल होते हैं कि इन उमूर में 
हज़राते उलमा -ए- किराम से फ़तवा लेना और उस पर हुक्म मुकम्मल करना, हुक्कामे 
अंग्रेजी को भी ज़रूरी होता है अगर हिनूद व मजूसी व नसारा हो। 
फ़तावा रज़विय्या में सिराजुल वहाज, इस में हज़रत मुहर्रिरुल मज़हब सीना मुहम्मद 
रदिअल्लाहु तआला अन्हु की ज़ियादत से है: 
bssd A besos old alll vee fads alts cod bled doses Ul 
Gog si solo ass led so ols sled 16७ ols sl eles 
41% ses delat व 163 ७ dbl egal ile की leas lb aa 


Gd ja wes pals ५9% soll sss Jal ett ol 2) eles 
byi BAU tase jlo je ssl 
हमारे इमामे आज़म बल्कि उलमा -ए- सालसा रहीमहुमुल्लाहु के मज़हब पर 
हिन्दुस्तान दारुल इस्लाम है, हरगिज़ हरगिज़ दारुल हरब नहीं। 
वल्लाहु त आला आलम 


(फ़तावा मलिकुल उलमा, पेज 222) 


फ़तावा दीदारिया 
खलीफा -ए- आला हज़रत, हज़रत अल्लामा सैय्यद दीदार अली शाह रहमतुल्लाह 
तआला अलैह एक सवाल के जवाब में लिखते हैं कि बक़ौल मुख्तार हिन्दुस्तान दारुल 
हरब नहीं है (यानी दारुल इस्लाम है) 
(*) ये सवाल सूद के मुतअल्लिक़ किया गया था। ख्याल रहे कि हरबी काफिर से बिना धोका दिए जो ज़ाइद रकम मिलती 
है मसलन बैंक और पोस्ट ऑफिस से वो सूद नहीं बल्कि माले मुबाह है और इस में तफसील है जिसे आप हमारे रिसाले 
"काफिर से सूद" में भी पढ़ सकते हैं। 


फ़तावा अजमलिया 
हज़रत अल्लामा मुफ़्ती अजमल कादरी रहमतुल्लाहि तआला से ये ये सवालात किये गए 


(1) हिन्दुस्तान दारुल हरब है या दारुल इस्लाम? 

(2) हिन्दुस्तान में जुम्‌आ st है या नहीं? 

आप रहमतुल्लाहि अलैह लिखते हैं 

(1) हमारे इमामे आज़म अबू हनीफा, व इमाम अबू यूसुफ व इमाम मुहम्मद 
mgg मुल्लाहु तआला के मज़हब की तसरीहात के बिना पर हरगिज़ हरगिज़ दारुल हरब 
नहीं है बल्कि दारुल इस्लाम है, फ़तावा आलमगीरी में है : 

हर als pie so My seeds ois Ale 
(269 ge 27 «Ss pSolle) 


(मज़ीद कई कुतुबे fre के हवाला देने के बाद आप लिखते हैं कि) इन इबारत से 
आफ़ताब की तरह रौशन हो गया कि जब हिन्दुस्तान में जुम्‌आ व ईदैन, अज़ानो इक़ामत, 
नमाज़ बजमात वगैरहा अहकामे इस्लाम अलल ऐलान अदा करते हैं और हिन्दुस्तान को 
और कोई दारुल हरब इहाता नहीं कर रहा है बल्कि दो जानीबैन बिलादल इस्लामिया से 
मुत्तसिल हैं तो इसे दारुल हरब किस तरह करार दिया जा सकता है! अब बाकी ये शुब्हा 
के इस में अहकामे मुशरिकीन भी जारी हैं तो इस शुब्है को तहतावी की इबारत ने साफ 
कर दिया कि जहाँ अहकामे मुस्लिमीन और अहकामे मुशरिकीन दोनों जारी हों तो वो 
दारुल हरब नहीं लिहाजा अब बावजूद उन इबारात के हिन्दुस्तान को दारुल इस्लाम ना 
कहना अक़्वाले अइम्मा की मुखालिफत है और तसरीहाते फुक्रहा से इंकार है और अपनी 
अक्ल व फ़हम की दीन में मुदाखिलत है, मौला तआला कुबूले हक़ की तौफीक अता 
फ़रमाए। 


(2) बिला शुब्हा een (हिन्दुस्तान में) wot है हिन्दुस्तान में अगर्चे कुफ़्फ़ार की 
eer है और बादशाहे इस्लाम नहीं लेकिन जुम्‌आ की सिहत के लिए इस Ha काफ़ी है 

मुसलमान जुम्‌आ व ईदैन काइम करते हैं और एक शख्स को इमाम मुकर्रर करते हैं, 
लिहाज़ा a स्तान में जुम्‌आ का फ़र्ज़ होना avs आ और अदा -ए- जुम्‌आ से नमाज़े 
जुहर की फ़र्ज़ियत साक्रित हो गई और अब का जुम्‌आ को नफ़्ल क़रार देना 
तसरीहाते फिक्र की मुखालिफ़त और सख्त नादानी और जिहालत है। 


(फ़तावा अजमलिया, जिल्द 2, WHET 328) 


फ़तावा शरईया 
हज़रत अल्लामा मुफ़्ती मुहम्मद फ़ज़ल करीम हमीदी से सुवाल किया गया कि 
हिन्दुस्तान दारुल हरब है या दारुल इस्लाम? 


आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह जवाब में लिखते हैं : अल्हम्दुलिल्लाह कि हिन्दुस्तान 
दारूल इस्लाम है। 


(फ़तावा शरईया, जिल्द 3, सफ़हा 624) 


फ़तावा मसऊदी ; 
हज़रत अल्लामा शाह मुहम्मद मसऊदी दहेलवी रहीमहल्लाहु तआला लिखते हैं : 


बार माहिराने फ़िक़्ह मख़फ़ी ना रहे कि ये मुल्क (हिन्दुस्तान) दारुल हरब नहीं है 
क्योंकि जो मुल्क कि अहले इस्लाम का हो और हम पर कुफ़्फ़ार गलबा कर के अपने 
तहत में कर लें वो दारुल इस्लाम है। दारुल हरब (तब) होता है यानी जब कि तीनों शर्ते 
पाई जाएँ तो दारुल हरब होगा और अगर एक भी मअदूम होगी (नहीं पाई जाएगी) उस वक्त 
दारुल हरब नहीं होगा। 
loa besos alll gay fide ss adel he gl sls soe [sl 


(Sol 590७) 


(1) एक शर्त ये है कि जारी होना क़ानूने कुफ़्फ़ार का बतरीक़ शोहरत और कोई हुक्में 
शरीअत का जारी ना हो अगर कोई भी हुक्म शरीअत का जारी रहेगा, दारुल हरब ना होगा 
हालाँकि इस दियार में हुक्म शरीअत के जारी हैं। 


(2) और दूसरी शर्त ये है कि इत्तिसाल उस का किसी दारुल हरब दूसरे से ना हो, ये 
भी बशर्त इस मुल्क में बहुत फ़ासिला होने मुल्क काबुल के मफ़कूद है। 


(3) और तीसरी शर्त ये है कि कोई मोमिन या जिम्मी बा अमान साबिक ना रहे। ये भी 
शर्त मफ़कूद है पस मुल्क दारुल हरब ना हो। 


(देखें फ़तावा मसऊदी, पेज 424) 


फ़तावा निज़ामिया 
अल्लामा मुफ़्ती मुहम्मद रुकनुद्दीन रहीमहुल्लाहु तआला से हिन्दुस्तान के मुतअल्लिक़ ये 
सवाल किया गया कि ये दारुल हरब है या दारुल इस्लाम? 


आप लिखते हैं : 

तीन चीज़ों से दारुल इस्लाम दारुल हरब बन जाता है (उन तीन चीज़ों का बयान गुज़र 
चुका है, उन्हें लिखने के बाद आप रहीमहुल्लाहु त'आला ने दुर्र मुख्तार की इबारत नक़ल 
की है, फिर लिखते हैं कि) तमाम हिन्दुस्तान में अहकामे शरइ जुम्‌आ व ईदैन वगैरह 
नाफ़िज़ हैं और मुसलमानों को मज़हबी रसूम के अदा करने की कोई मुमानिअत नहीं और 
निकाहो तलाको मीरास के कुज़िये (Cases) अदालतों में अहकामे शरई के मुवाफिक होते 
हैं और मुसलमानों को फ़राइज़े इस्लाम यानी नमाज़, रोज़ा, हज, ज़कात की अदाइगी के 
मुतअल्लिक पूरी आज़ादी हासिल है बल्कि मुआमलात यानी बय व शरअ व रहन वगैरह के 


मुतअल्लिक़ भी अक्सर कानु न शरीअत के मुवाफिक़ है और मुसलमानों के जानो माल की 
काफ़ी हिफ़ाज़त की जाती है, इसलिये हिन्दुस्तान दारुल इस्लाम है, दारुल हरब नहीं। 


(देखें तावा निजामिया, जिल्द 1 WHET 322) 
फ़तावा हाफ़िज़े मिल्लत 


फ़तावा हाफिजे मिल्लत में है कि ये सारे (यूरोपी) बिलाद दारुल हरब हैं और दारुल 
हरब में जुम्‌आ सही नहीं, किसी मुल्क के दारुल इस्लाम होने के लिए बुनियाद शर्त ये है 
कि उस पर मुसलमानों का कब्ज़ा हो जाए अगर कोई मुल्क ऐसा है जिस पर कभी भी 
मुसलमानों का कब्जा नहीं हुआ तो वो दारुल हरब ही रहेगा अगर्चे मुसलमान वहाँ बोदो 
बाश इख्तियार करें, उन्हें इजाज़त हो कि वो अपने मज़हबी मामूलात जैसे चाहें अदा He 
~ हज़रत इमाम अहमद रज़ा कुद्दिसा ASE फ़तावा रज़विया जिल्द सौम में फरमाते 


"जहाँ सल्तनते इस्लामी कभी ना थी ना अब है वो इस्लामी शहर नहीं हो सकता, ना 
वहाँ जुम्‌आ वा ईदैन जाइज़ हों अगर्चे वहाँ के काफिर सलातीन शआइरे इस्लामिया को ना 
रोकते हों, अगर्चे वहाँ मसाजिद बा कसरत हों, अज़ानो SHAT जमाअत अलल ऐलान 
होती हों, अगर्चे अवाम अपने जहल के बाईस जुम्‌आ वा ईदैन बिला मुजाहिमत अदा करते 
हों जैसे के रूस, जरमन, फ्रांस, पुर्तगल वगैरह अक्सर बल्कि शायद कुल सल्तनतहाए 
यूरोप का यही हाल है। 

(फतावा रज़विया, जिल्द 3, सफ़हा 716, रजा एकेडमी, मुंबई) 
इसी में है : शरह निकाया में काफ़ी से है: 
gidai plo] ¢ sy le pw jlo 
(फ़तावा रज़विया, जिल्द 3, WHET 716, रजा एकेडमी, मुंबई) 

इस से ज़ाहिर हो गया है कि हॉलैंड वगैरह में जुम्‌आ वा ईदैन सहीह नहीं इस लिए कि 
वो दारुल हरब हैं। लेकिन जहाँ जहाँ जुम्‌आ होता हो वहाँ अवाम को मना ना किया जाए 
जैसा कि देहात में जुम्‌आ के बारे में आला हज़रत आज़ीमुल बरकत इमाम अहमद Wi 
कुद्दिसा सिर्रुहू ने फ़रमाया है। रह गया बूदो बाश का मुआमला अगर हुकूमत मुसलमानों 
को उन के मज़हब के खिलाफ़ किसी काम के करने पर मजबूर नहीं करती, वहाँ 
Fl को मज़हबी आज़ादी हासिल है तो वहाँ मुसलमानों के रहने में कोई हर्ज नहीं 

कि हबशा में सहाबा -ए- किराम नीज़ लंका और माला बार में ताबईन ने आकर 
सुकूनत इख्तियार की और चीन में छटी सदी से मुसलमान रह रहे हैं। 

वल्लाहु त आला आलम 


दिखें फ़तावा हाफिज़े मिल्लत, (फ़तावा अशरफिया, जिल्द पंजुम) जिल्द 2, सफ़हा 159, फ़तावा अहले सुन्नत ऐप)] 


फ़तावा इदारा शरिया 


नेपाल दारुल हरब या दारुल इस्लाम 


फ़तावा इदारा शरिया में नेपाल के दारुल हरब और दारुल इस्लाम होने के मुतअल्लिक़ 
सवाल किया गया जिस का जवाब दर्ज ज़ेल है : 

मौजूद खित्ता नेपाल की दो हैसियतें हैं, एक वो इलाका जो हिन्दुस्तान सरहद से 
मुत्तसिल है जिसे वहाँ के उर्फ़ में र या मुगलान बोलते हैं, मुगलान का इलाका वो 
इलाका है जो मुगलिया दौरे हुकुमत में बादशाह अकबर और हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर 
के ज़ेरे हुकूमत या ज़ेरे असर रह चुका है। जब औरंगज़ेब आलमगीर अलैहिर्रहमा के दौरे 
हुकूमत में हिन्दुस्तान के अंदर अहकामे इस्लामी का नाफ़िज़ हुआ तो नेपाल का तुरई 
इलाका उस से मुतस्सिर हुए बगैर नहीं रह सका इस हैसियत से जो हुक्मे शरअ खित्ता 
हिन्दुस्तान का होगा वही तुरई नेपाल का भी होगा। और दुर्र मुख्तार रद्दुल oe ने इस 
की वज़ाहत कर दी है कि दारुल इस्लाम उस वक़्त तक दारुल हरब नहीं होगा जब तक 
कि कुफ्र के अहकाम पूरी तरह वहाँ जारी न हो जाएँ और इस्लामी अहकाम कुल्लियतन 
रोक ना दिए जाएँ और अगर इस्लाम व कुफ्र दोनों के अहकाम जारी हों तो वो दारुल हरब 
नहीं होगा, बिहम्दि तआला इस तारीफ़ की बुनियाद पर हिन्दुस्तान और नेपाल का तुरई 
plight isl) दारुल इस्लाम है। नेपाल का SN इलाका वो है जो हिन्दुस्तान के ज़ेरे 
असर कभी नहीं रहा और न a के Hest में कभी आया और न वहाँ कभी इस्लामी 
अहकाम जारी हुए लिहाज़ा का ये दूसरा इलाका दारुल हरब है। हाँ! नेपाल के 
कुफ्फार बे इम्तियाज खित्ता व इलाक़ा सब के सब हरबी Sl और वहाँ के मुसलमान 
बाशिंदे Sl हैं जैसा कि नेपाल के मलान रे हमत की तारीख से पता चलता है कि 
वहाँ के गैर मुस्लिम वाली हुकूमत ने मुसलमानों को अमान दे कर मुल्क में रहने सहने की 
इजाज़त दी। 

वल्लाहु त'आला आलम 


(देखें, फ़तावा इदारा शरिया, जिल्द 3, पेज 580, फ़तावा अहले सुन्नत ऐप) 


अज़हरुल फ़तावा में एक अंग्रेज़ी फ़तवा 
Question 1: 


What is a "Darul Harb"? 

Question 2: 

Is the Republic of South Africa a "Darul Harb"? 
7th Muharram 1412 A.H. 20 July 1991 

Mr. Haroon Tar Ladysmith Natal South Africa 


THE ANSWER 
1: "Darul Harb" is a non-Muslim country. 


2: It is, therefore, true on the Republic of South Africa as it is a non- Muslim country from 
the very beginning. Hence, this technical term is applicable on every non-Muslim country as 
well as South Africa. It is historically proven that South Africa was never 

under the Islamic rule so the basic condition of it being a Darul Islam is not applicable. 
Hence, it is a Darul Harb and it is clear and needs no explanation. 

If, for example, it was a Darul Islam long ago and afterwards the Islamic government 


came to an end and a non-Muslim government came into place and the non-Islamic 
ordinance was issued throughout the country so that no one could enjoy the previous 

peace and the country was adjoined with the non-Muslim countries in every respect. In 

such a case, too, it becomes a Darul Harb. 

Following this is a categorical injunction from Islamic Jurisprudence. 

The great Muslim theologians, Hadrat Allama Qaazi and Hadrat Ala'uddin Haskafi 
(rahmatullah Ta'ala alaihuma) have stated in their works "Tanweerul- 

Absar" and "Durre Mukhtaar", respectively that : 


Zl... AE ab YI oad ls pw sls pues Y 


Suppose that South Africa is still Darul Islam. The very rule of your issue remains. As | have 
said before, (refer to Fatwa on interest) that the condition for a profit to be considered as 
interest lies when there is a dealing between a Muslim and a Zimmi Kaffir. On the other 
hand, if there is a dealing between a Muslim and a Harbi Kaffir, it would not be considered 
as interest, but as profit and it would be legal for a Muslim despite the fact that the dealing 
takes place in Darul Islam. 

[मुफ़्ती] मुहम्मद अख़्तर रज़ा खान क़ादरी अज़हरी 


हासिले कलाम 

मज़कूरा बाला हवाला जात की रौशनी में ये मसअला बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि 
हिन्दुस्तान दारुल इस्लाम है, दारुल हरब नहीं। जो इसे दारुल हरब कहते हैं तो उन्हें 
मज़ीद तहक़ीक़ की ज़रूरत है। अकाबिरीने अहले सुन्नत की इबारात हमने इस रिसाले में 
नक़ल करने की सआदत हासिल की और ये रिसाला तकमील को पहुँचा, अल्लाह तआला 
इसे कुबूल फरमाए और अहबाबे अहले सुन्नत के लिए मुफ़ीद बनाए। 
नोट : 

एक मसअला जो इस मसअले से तअल्लुक़ रखता है वोह काफिर से सूद लेने का है। 
i TAA अगर दारुल इस्लाम है तो क्या यहाँ के कुफ़फ़ार से सूद लेना जाइज़ होगा? 

मिलने वाली इज़ाफ़ी रक़॒म किस तरह जाइज़ है? बैंक (Bank) और पोस्ट ऑफिस 

(Post office) से मिलने वाली ज़ाइद रक़म लेना कैसा है? इसके मुतअल्लिक़ उलमा -ए- 
अहले सुन्नत ने क्या फ़रमाया है? इन सब की तफ्सील जानने के लिए हमारा रिसाला 
"काफिर से सूद" मुलाहिजा फरमाईए। इस में हमने मुतअद्विद हवाला जात पेश किए हैं 
और इन बातों की तफ्सील नक़ल की है। 


हिंदी में हमारी दूसरी किताबें 


का जनाजा - गजल स 
(16) एक आशिक की कहानी अल्लामा इन बानी-अब्दमुस्तफ़ा | 


नमाज़ पार्ट 1) - ३ 


(24) ब्रेक अप के बाद क्या 
(25) एक निकाह ऐसा भी - ३ 


मुफ्ती अख़्तर रजा खान 
BRITS 


(47) इमाम अबू य॒सुफ का दिफा - इमामे अहले सुन्नत, आला हज़रत रहीमहल्लाह त'आला 
48) इमाम Hell होगा - इमामे अहले GAT, आला हजरत रहीमहुल्लाह त'आला 


